CSM) EXAMS +4 


FE No. F-DTN-M-MBXB 
LAW 
Paper—II 
Time Allowed : Three Hours | Maximum Marks : 300 
INSTRUCTIONS 


Each question is printed both in Hindi and in English. 


Answers must be written in the medium specified in the 
Admission Certificate issued to you, which must be stated 
clearly on the cover of the answer-book in the space 
provided for the purpose. No marks will be given for the 
answers written in a medium other than that specified in 
the Admission Certificate. 


Candidates should attempt Question Nos. 4 and 5 which 
are compulsory, and any three of the remaining questions 
selecting at least one question from each Section. 


The number of marks carried by each question is indicated 
at the end of the question. 


Important Note : Whenever a question is being attempted, 
all its parts/ sub-parts must be attempted contiguously. This 
means that before moving on to the next question to be 
attempted, candidates must finish attempting all parts/ 
sub-parts of the previous question attempted. This is to be 
strictly followed. 

Pages left blank in the answer-book are to be clearly struck 


out in ink. Any answers that follow pages left blank may not 
be given credit. 


ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है। 


Section—A 


l. Answer the following. (Answer to each part 
must not exceed 759 words.) Support your 
answer with the help of legal provisions and 
decided cases : 2*5=60 


fa) “Culpable homicide is the genus and 
murder is species, and that all murders 
are culpable homicide but not vice 
versa.” Discuss in the light of legal 
provisions and some decided cases. 


{b) “The recent Criminal Law (Amendment) 
Bill, 20 seeks to replace ‘rape’ by the 
term ‘sexual assault’ in the IPC and 
intends to make rape a gender-neutral 
offence in the country.” Examine 
whether this is appropriate. 


{c) “The expression ‘good faith’ has a 
definite identity in the Indian Penal 
Code.” Discuss. 


(d) The defendant had been carrying cargo 
in a lorry for the plaintiff. On the way 
there was heavy rainfall. The cargo was 
damaged by seepage due to rainwater 
rising from below, while it had been 
securely protected by the defendant by 
tarpaulin from above. The flash flood on 
the highway had stranded hundreds of 
lorries including that of the defendant, 
and the water level on the highway rose 
above tyres and up to the level of the 
platform which resulted in the seepage. 


F-DTN-M-MBXB/i4 2 


खण्ड--क 


lL. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। (प्रत्येक भाग का उत्तर 750 शब्दों 
के अन्दर-अन्दर होना चाहिए।) विधिक उपबन्धों और विनिश्चित 
केसों की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए : 2x5=60 


(क) आपराधिक मानववध वंश है और हत्या स्पीशीज़, और 
कि सभी हत्याएँ आपराधिक मानववध तो होती हैं परन्तु 
इसका उल्टा नहीं eta” विधिक उपबन्धों एवं कुछ 
विनिश्चित केसों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। 


“हाल के आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 20 
का आशय Mo go सं० में “बलात्कार के स्थान पर 
“लैंगिक हमला' शब्द रखना और बलात्कार को देश में 
लिग-तटस्थ अपराध बना देना है। परीक्षण कीजिए कि 
क्या यह समुचित है। 


(ख 


— 


(ग) “arr ‘agra’ की भारतीय दंड संहिता में एक 
निश्चित पहचान है।'' चर्चा कीजिए। 


(घ) प्रतिवादी, वादी के लिए ट्रक में सामान ढोता रहा था। 
रास्ते में भारी वर्षा हुई। जबकि सामान को प्रतिवादी ने 
तिरपाल के द्वारा ऊपर से तो पक्के तौर पर सुरक्षित कर 
लिया था, सामान वर्षा-जल के नीचे से ऊपर उठने के 
कारण रिसाव से क्षतिग्रस्त हो गया था। राजमार्ग पर 
आकस्मिक बाढ़ ने सैंकड़ों ट्रकों को, जिनमें प्रतिवादी का 
ट्रक भी था, असहाय अवस्था में आगे बढ़ने से रोक दिया 
था। राजमार्ग पर जल-स्तर टायरों के ऊपर से निकल कर 
प्लेटफॉर्म तक जा पहुँचा था, जिससे कि रिसाव हुआ। 


F-DTN-M-MBXB/l& 3 | P.T.O. 


(e) 


However, the plaintiff claimed heavy 
damages from the defendant on the 
ground of negligence or want of due 
care. Discuss whether the defendant 
can have any defence in this case. 


“The principle of ‘res ipsa loquitur’ is an 
exception to the rule that it is for the 
plaintiff to prove negligence of the 
defendant.” Discuss with reference to 
some cases. 


Explain the essentials of malicious 
prosecution. What are the grounds on 
which plaintiff can claim damages? 


Mr. X himself was driving a car and 
when he was passing through a railway 
level crossing, his car was hit by a mail 
train. The car was smashed and Mr. X 
was seriously injured, and died in 
hospital. In an action by the widow 
against the Union of India, as owner of 
the Railway, it was contended that the 
level crossing was unmanned and the 
gates were open. This constituted 
negligence on the part of the Railway. 
Further it was contended that there was 
no contributory negligence on the part 
of Mr. X, the deceased, as he could not 
have a look at the railway line from a 
distance as his view was obstructed by 
some trees, etc., nor could he hear the 
sound of the coming mail train while he 
was in the car with the engine running 
and the windscreen closed. Decide the 
case giving your reasons. 


F-DTN-M-MBXB/ 4 4 


30 


30 


परन्तु फिर भी, वादी ने प्रतिवादी से उपेक्षा या सम्यकू 
सतर्कता के अभाव के आधार पर भारी नुकसानी का दावा 
किया। चर्चा कीजिए कि क्या प्रतिवादी की इस केस में 
कोई प्रतिरक्षा हो सकती है अथवा नहीं। 


(ङ) “wa प्रमाण (रेस इप्सा लोक्किटूर) का सिद्धान्त इस नियम 
का अपवाद है कि प्रतिवादी की उपेक्षा को सिद्ध करने का 
कर्तव्य वादी का ही होता है।” कुछ केसों का हवाला देते 
हुए इस पर चर्चा कीजिए। 


N 
~~ 
S 


ट्वेषपूर्ण अभियोजन के परमावश्यक तत्त्वों को स्पष्ट कीजिए। 
वादी किन आधारों पर नुकसानी का दावा कर सकता है? 30 


(ख) fio 2 स्वयं ही कार चला रहा था और जब वह रेलवे 
लेवल क्रॉसिंग से गुजर रहा था, उसकी कार को एक मेल 
ट्रेन ने टक्कर मार दी। कार नष्टप्राय हो गई और मि० X को 
गहरी चोरटे आई और उसका अस्पताल में निधन हो गया। 
रेलवे के स्वामी के रूप में भारत संघ के विरुद्ध विधवा 
द्वारा कार्रवाई में तर्क किया गया कि लेवल क्रॉसिंग 
मानव-रहित थी और कि गेट खुले थे। इससे रेलवे की 
ओर से उपेक्षा का गठन होता था। इसके आगे तर्क किया 
गया कि मृत व्यक्ति fio xX की ओर से कोई योगदायी 
उपेक्षा नहीं थी क्योकि कुछ पेड़ों आदि के द्वारा उसके दृश्य 
में रुकावट के कारण बह कुछ दूरी से रेलवे लाइन को नहीं 
देख सका, और वह अपनी कार के इंजन चलने और 
खिड़की-शीशों के बन्द होने के कारण कार में बैठे हुए 
आती हुई मेल ट्रेन की आवाज़ भी नहीं सुन सका था। 
इस केस को, अपने कारण प्रस्तुत करते हुए, विनिश्चित 
ARTI 30 


F-DTN-M-MBXB/4 5 | P.T.O. 


3. 


(a) 


(b) 


(c) 


“It is possible to support an action for 
nuisance as well as of negligence on the 
same set of facts, however, there are 
certain points of distinction between the 
two.” Discuss. 


The accused (appellant) was separated 
from his wife. She was living with her 
father. The accused was keeping their 
youngest child with someone else. 
During the noon of a day, his wife took 
away the child from that someone. The 
accused, on hearing this, reached his 
father-in-law’s place and quarrelled. 
Later in the evening of the same day, 
the accused and his father-in-law 
happened to meet at a marketplace. 
They again quarrelled, grappled with 
each other. Both fell down. In the heat 
of passion thus generated, the accused 
stabbed his father-in-law and he died. 
Discuss in the light of legal provisions 
whether the accused would have any 
lawful defence in this case. 


The plaintiff was insured with the 
defendant against loss by theft. The 
plaintiff advertised a watch and a ring 
for sale and in response, he received a 
telephone call from someone who 
expressed interest. He called, agreed to 
pay the asked price and made payment 
by a building society cheque and took 
delivery of the items. The cheque was 


F-DTN-M-MBXB/l4 6 


20 


20 


3. (क) तथ्यों के एक ही सेट पर न्यूसेंस के लिए और उपेक्षा के 
लिए भी किसी कार्रवाई का समर्थन करना सम्भव है; परन्तु 
फिर भी, इन दोनों के बीच विभेद के कुछ विशेष बिन्दु 
हैं।'” चर्चा कीजिए। 20 


अभियुक्त (अपीलार्थी) अपनी पत्नी से पृथकू हो गया था। 
पत्नी अपने पिता के साथ रह रही थी। अभियुक्त अपने 
सबसे छोटे बच्चे को किसी और के साथ रखे हुए था। एक 
दिन दोपहर उसकी पत्नी बच्चे को उस किसी और व्यक्ति से 
अपने साथ ले गई। इसकी सूचना मिलने पर अभियुक्त 
अपने ससुर के घर पहुँचा और लड़ा। बाद में उसी दिन की 
शाम अभियुक्त और उसके ससुर की संयोगवश चौक में भेंट 
हो गई। वे फिर as और गुत्थम-गुत्था हुए। दोनों नीचे 
गिर पड़े। ऐसे पैदा हुए जोश की गरमी में, अभियुक्त ने 
ससुर को छुरा भोंका और उसकी मृत्यु हो गई। विधिक 
उपबन्धों के प्रकाश में चर्चा कीजिए कि क्या इस केस में 
अभियुक्त के पास कोई विधिपूर्ण प्रतिरक्षा होगी। 20 


(ख 


we 


(ग) वादी, प्रतिवादी के पास चोरी के द्वारा हानि के लिए 
बीमाकृत था। वादी ने एक घड़ी और एक अंगूठी की बिक्री 
के लिए एक विज्ञापन दिया। उस विज्ञापन की अनुक्रिया में 
किसी से एक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई, जिसने अपनी रुचि 
दर्शाई। उसने कॉल किया, माँगी गई कीमत अदा करने पर 
राजी हुआ तथा मर्दों की कीमत एक भवन सोसाइटी चैक 
के द्वारा अदा की और मदों को छुड़ा लिया। चैक अनादृत 
कर दिया गया। इस प्रकार से गुम हुई वस्तुओं के लिए, 


f BXB/l4 7 { P.T.O. 


(a) 


(b) 


(c) 


dishonoured. For the articles 50 lost, 
a claim was presented to the insurer 
under the theft policy. The insurer 
refused to pay anything. Explain the 
rights, if any, available to the plaintiff 
under the circumstances. 


“There may be an element of abetment 
in a conspiracy but conspiracy is 
something more than an abetment.” 
Discuss with illustrations. 


The accused, one of the two joint 
owners of a shop, put her lock on the 
shop which was let out by another joint 
owner without her consent. The tenant 
charged the accused with the offence of 
wrongful restraint in that he was 
prevented by the lock from entering 
into the shop. Discuss in the light of 
legal provisions whether the accused 
has committed the offence of wrongful 
restraint. 


A contractor was given cement for 
construction work by the Minor 
Irrigation Department of a State 
Government under a specific agreement 
that he would return unused cement 
but instead of doing so, he sold the 
cement to outsiders. Mentioning 
relevant legal provision, discuss what 
offence, if any, is committed by the 
contractor. 


F-DTN-M-MBXB/l4 8 


20 


20 


20 


20 


(ग) 


चोरी-बीमा के अधीन बीमाकर्ता पर एक दावा पेश किया 
गया। बीमाकर्ता ने कुछ भी अदा करने से इन्कार कर 
दिया। इन परिस्थितियों के अधीन वादी को उपलब्ध 
अधिकार, यदि कोई हो तो, स्पष्ट कीजिए। 


“षड्यंत्र में दुष्प्रेण का कोई तत्त्व हो सकता है, परन्तु 
षड्यंत्र दुष्प्रेण से कुछ अधिक 2)? उदाहरण प्रस्तुत करते 
हुए चर्चा कीजिए। 


अभियुक्त, एक दुकान के दो संयुक्त मालिकों में से एक, ने 
दुकान पर ताला डाल दिया, जिस दुकान को दूसरे संयुक्त 
मालिक ने उसकी सहमति के बिना ही किराए पर दे दिया 
था। किराएदार ने अभियुक्त पर सदोष अवरोध के अपराध 
का आरोप लगाया, इसमें कि उसको ताले के द्वारा दुकान 
के भीतर प्रवेश करने से रोका गया था। विधिक उपबन्ध 
के प्रकाश में चर्चा कीजिए कि क्या अभियुक्त ने सदोष 
अबरोध का अपराध किया है अथवा नहीं। 


एक ठेकेदार को किसी राज्य सरकार के लघु सिचाई विभाग 
के द्वारा निर्माण-कार्य के लिए एक विनिर्दिष्ट करार के 
अधीन कि ठेकेदार अप्रयुक्त सीमेंट को वापस कर देगा, 
सीमेंट दिया गया। लेकिन ऐसा करने के बजाय, उसने 
बाहरी लोगों को सीमेंट बेच दिया। प्रासंगिक विधिक 
उपबन्ध का उल्लेख करते हुए चर्चा कीजिए कि ठेकेदार ने 
क्या अपराध, यदि हो तो, किया है। 


20 


20 


20 


20 


F-DTN-M-MBXB/ 4 9 [ P.T.O. 


Section—B 


5. Answer the following. (Answer to each part 
must not exceed 759 words.) Support your 
answer with legal provisions and decided 
cases : l2x5=60 


{a) “Undue influence is said to be a subtle 
species of fraud whereby mastery is 
obtained over the mind of the victim 
by insidious approaches and seductive 
artifices.” Explain. 


(b) “Quasi-contract consists of the 
contractual obligation which is entered 
upon not because the parties have 
consented to it, but because law does 
not allow a person to have unjustified 
benefit at the cost of other party.” 
Explain the real basis of quasi-contracts 
with legal provisions and illustrations. 


(c) Explain with illustrations when may a 
principal unilaterally cancel an agency 
relation without incurring liability for 
breach of contract. 


fd) Discuss the law regarding dishonour of 
cheque for insufficiency, etc., of funds 
in the account. 


fe) What are the advantages and 


disadvantages of Alternative Dispute 
Resolution System? 


F-DTN-M-MBXB/l4 I0 


खण्ड--ख 


D , निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। (प्रत्येक भाग का उत्तर 750 शब्दों 
के अन्दर-अन्दर होना चाहिए।) विधिक उपबन्धों और विनिश्चित 
केसो के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए : 2x5=60 


(क) “असम्यक्‌ प्रभाव को कपट की एक सूक्ष्म स्पीशीज़ कहा 
जाता है, जिसके द्वारा पीड़ित के मन पर कपटपूर्ण पहुँचों 
और सम्मोहक युक्तियों के द्वारा नियत्रण प्राप्त कर लिया 
जाता है।'” स्पष्ट कीजिए। 


““संविदावत्ता (काज़ी-कॉन्ट्रैक्ट) में वह संविदाजात बाध्यता 
शामिल होती है, जिसमें इसलिए नहीं प्रवेश किया जाता है 
कि पक्षों के बीच सहमति हो गई है, बल्कि इस कारण से 
कि कानून किसी अन्य पक्ष के खर्च पर किसी भी व्यक्ति 
को अन्यायपूर्ण लाभ की अनुमति नहीं देता है।' विधिक 
उपबन्धों और उदाहरणों के साथ संविदावत्ताओं के 
वास्तविक आधार को स्पष्ट कीजिए। 


a 


(ग) उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए कि मालिक कब 
संविदा-भंग के लिए दायित्व उठाए बिना, अभिकरण 
सम्बन्ध को एकपक्षीय रूप से रद्द कर सकता है। 


(घ) लेखा में निधियों की अपर्याप्तता आदि के लिए चैक के 
अनादर के सम्बन्ध में विधि पर चर्चा कीजिए। 


(ङ) वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की लाभ-हानियाँ 
क्या-क्या हैं? 


F-DTN-M-MBXB/l4 ll | P.T.O. 


6. (a) 
(b) 
7. (a) 
(b) 
8. (a) 


“An irrational distrust of all standard 
form contracts would be as dangerous 
as a facile acceptance and enforcement 
of these contracts.” Discuss. 


Briefly explain the meaning, scope 
and applicability of the doctrine of 
frustration under the law of contract. 


Under what circumstances ‘breach of 
condition’ may be treated as ‘breach of 
warranty’ under the Sale of Goods Act? 
Discuss. 


“Public interest litigation is not in the 
nature of adversary litigation but it is a 
challenge and opportunity to the 
Government and its officers to make 
basic human rights meaningful to the 
deprived and vulnerable sections of 
community to assure them social and 
economic justice which is the signature 
tune of our Constitution.” Discuss. 


“During high publicity court cases, the 
media are often accused of provoking an 
atmosphere of public hysteria akin to a 
lynch mob which not only makes a fair 
trial nearly impossible but means that 
regardless of the result of the trial the 
accused will not be able to live the rest 
of his life without intense public 
scrutiny.” How would you reconcile 
the “freedom of the press” and the 


F-DTN-M-MBXB/ 4 2 


30 


30 


30 


30 


« (क) 


(ख) 


(ख) 


. (क) 


“सभी मानक रूप संविदाओं की विवेकहीन शंका उतनी ही 
खतरनाक होगी कि जितनी उन संविदाओं की सहज 
स्वीकृति एवं प्रवर्तन etm” चर्चा कीजिए। 


संविदा विधि के अधीन विफलीकरण के सिद्धान्त का 
तात्पर्य, परिधि एवं अनुप्रयोज्यता को संक्षेप में स्पष्ट 
कीजिए। 


किन परिस्थितियों के अधीन, माल विक्रय अधिनियम के 
अन्तर्गत, “शर्त का भंग को वारंटी का भंग' माना जा 
सकता है? चर्चा कीजिए। 


“लोक हित मुकदमेबाज़ी, प्रतिपक्षी मुकदमेबाज़ी की प्रकृति 
की नहीं है, परन्तु यह सरकार को और उसके अधिकारियों 
को एक चुनौती और एक अवसर प्रदान करती है कि वे 
समुदाय के बंचित एवं दुर्बल वर्गो के लिए मूल मानव 
अधिकारों को अर्थवान बनाएँ और उन ani को सामाजिक 
एवं आर्थिक न्याय का आश्वासन दें, जो कि हमारे 
संविधान की पहचान धुन है। ' चर्चा कीजिए। 


“Fa प्रचार न्यायालय dat के दौरान मीडिया पर, 
अकसर, घेर कर मार डालने वाली भीड़ के सदृश लोक 
उन्माद के वातावरण को भड़काने का दोषारोपण किया 
जाता है, जो न केवल ऋजु विचारण को लगभग असम्भव 
बना देता है, बल्कि जिसका मतलब यह होता है कि 
विचारण के परिणाम के कुछ भी होने की स्थिति में भी 
अभियुक्त अपना शेष जीवन तीव्र लोक संवीक्षा के बिना 
नहीं जी पाएगा। आप प्रेस-स्वातंत्र्य और व्यक्ति का 


30 


30 


30 


30 


F-DTN-M-MBXB/4 l3 { P.T.O. 


“individual’s right to privacy and right to 
a fair trial”? Do you think that trial by 
media amounts to “contempt of court” 
and needs to be punished? 20 


{b) A television was displayed on a Web site 
owned by XYZ Distributors for sale at 
a price of 7 79:99. Hundreds of 
customers ordered the television but the 
retailer refused to fill the orders on the 
ground that they had been incorrectly 
priced by mistake. The correct price was 
7 7,999. Explain the liability, if any, 
arising out of the above-mentioned 
communications. Give reasons. 20 


fc) In a contract between A and B, security 
deposit was taken by A from B to ensure 
due performance of the contract. B 
committed default in performance 
though no actual loss had arisen. 
A forfeited the deposit for fault of B. 
B claimed that forfeiture of deposit is 
not valid in law. How would you decide? 
Give reasons. 20 


F~DTN-M-MBXB/ 4 4 


(ख 


— 


एकांतता का अधिकार और उचित विचारण का अधिकार' 
के बीच किस प्रकार समाधान करेंगे? क्या आपके विचार में 
मीडिया द्वारा विचारण “न्यायालय का अवमान' की कोटि 
में आता है और इसके लिए दंड देने की आवश्यकता होती 
है? 


XYZ डिस्ट्रिब्यूटर्स के स्वामित्व में एक बेब साइट पर 
ल 79:99 की कीमत पर बिक्री के लिए एक टेलीबीज़न 
दिखाया गया। सैंकड़ों ग्राहकों ने टेलीवीज़न का ऑर्डर 
दिया, परन्तु परचूनिया ने इस आधार पर ऑर्डर पूरा करने 
से इन्कार कर दिया कि टेलीवीज़नों की कीमत भूल से 
गलत दिखाई गई थी। सही कीमत F 7,999 थी। 
उपरोक्त संप्रेषणों से पैदा होने वाला दायित्व, यदि कोई हो 
तो, स्पष्ट कीजिए। कारण दीजिए। 


A और B के बीच संविदा में, संविदा के सम्यकू पालन 
को सुनिश्चित करने के लिए 4 ने 8 से प्रतिभूति जमा 
लिया था। B ने पालन में चूक की, यद्यपि कोई वास्तविक 
हानि नहीं हुई। 4 ने & की चूक के लिए जमा राशि का 
समपहरण कर लिया। 3 ने दावा किया कि जमा राशि का 
समपहरण विधि में वैध नहीं है। आप किस प्रकार 
विनिश्चय करेंगे? कारण प्रस्तुत कीजिए। 


kkk 


20 


20 


20 


F-DTN-M-MBXB/ 4 l5 JS3—000 


F-DTN-M-MBXB 


विधि 
प्रश्‍न-पत्र—II 
समय : तीन घण्टे 
अनुदेश 
प्रत्येक प्रश्‍न हिन्दी और अग्रेजी दोनों में छपा है। 


प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र 
में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तक के मुख-प्रड पर 
अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के 
अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अक नहीं मिलेंगे। 


प्रश्‍न संख्या 4 और 5 अनिवार्य हैं। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम 
एक प्रश्‍न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 


प्रत्येक प्रश्‍न के लिए नियत अक प्रश्‍न के अत में दिए गए हैं। 


विशेष निर्देश : यह आवश्यक है कि जब भी किसी प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हों, तब 
उस प्रश्‍न के सभी भागों/उप-भार्गो के उत्तर साथ-साथ दें। इसका अर्थ यह है कि 
अगले प्रश्‍न का उत्तर लिखने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व पिछले प्रश्‍न के सभी 
भागों/उप-भागों के उत्तर समाप्त हो जाएँ। इस बात का कड़ाई से अनुसरण कीजिए। 


उत्तर-पुस्तक में खाली छोड़े हुए प्रों को स्याही से स्पष्ट रूप से काट दीजिए। खाली 
छूटे हुए प्रों के बाद लिखे हुए उत्तरो के अक न दिए जाएं, ऐसा हो सकता ÈI 


Note : English version of the Instructions is printed 
on the front cover of this question paper. 


